निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
पटना, बुधवार 22 मई 2018 


( सं0 पटना 451 ) 


सं० 14 / डी0एल0ए0 - एल०ए०ए० - नीति - ( S.I. A.) - 11 / 2014 - 537 . / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय ) 


संकल्प 

18 मई 2018 
भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 
अधिनियम - 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act , 2013) के अध्याय - || में वर्णित प्रावधानों के आलोक में 
बिहार राज्यपाल द्वारा लोकहित में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन / अधिग्रहण के मामलों में 
सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन कार्य (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT Study) हेतु 
आवश्यकतानुसार संस्थानों / विश्वविद्यालयों का चयन एवं उनको नामित करने की शक्ति राजस्व एवं 
भूमि सुधार विभाग , बिहार , पटना को प्रत्यायोजित ( Delegate ) किया जाता है । 
___ 2. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 451 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


